निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 माघ 1931 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 8 फरवरी 2010 


( संo पटना 92) 


सं0 एल0 / एच0जी0 - 2018 / 08 - 1304 

गृह (विशेष ) विभाग 


संकल्प 

3 फरवरी 2010 
श्री संदीप कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, मधुबनी, बिहार गृहरक्षा वाहिनी के विरुद्ध अनुशासनहीनता , 
कर्तव्यहीनता, लापरवाही एवं मनमाने ढ़ग से सरकारी कार्य के निष्पादन आदि में अनियमितता संबंधी प्रतिवेदित 
आरोपों की जांच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3901 , दिनांक 9 अप्रील 2008 एवं अधिसूचना ज्ञापांक 6252, दिनांक 
10 जून 2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए श्री एम0एम0 मिश्रा सम्प्रति प्रमंडलीय समादेष्टा , 
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

पदाधिकारी - सह - प्रमंडलीय समादेष्टा, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 350 , दिनांक 
8 सितम्बर 2009 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । संचालन 
पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं सुसंगत कागजातों के पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार के आदेशानुसार उन्हें सभी 
आरोपों से दोष - मुक्त किया जाता है । 
आदेश: — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति श्री संदीप कुमार, सम्प्रति जिला समादेष्टा, सीतामढ़ी को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो0 सउद , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 92 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


